इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in 
से भी डाउन लोड किया जा सकता है. 


शासन 


सत्यमे 


जमते 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 28 ] 


भोपाल, शुक्रवार , दिनांक 12 जुलाई 2019 - आषाढ़ 21 , शक 1941 


भाग २ 
स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं 


-" 


कार्यालय , कलेक्टर ( शहरी विकास ), जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश 


क्र . न.प.निर्वा. - 2019-236 


अशोकनगर , दिनांक 8 जुलाई 2019 


क्रमांक / डूडा / वार्ड विभाजन / 2019 / 236 मध्यप्रदेश नगरे पालिका अधिनियम, 1961 
की धारा 29 एवं मध्यप्रदेश नगर पालिका (वार्डों का विस्तार) नियम, 1994 के तारतम्य में तथा 
मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 25 फरवरी 2004 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
को प्रयोग में लाते हुए , मैं डॉ . मंजू शर्मा कलेक्टर जिला अशोकनगर, नगर परिषद मुंगावली के वार्डों 
का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार अवधारित करती हुँ - 


135 


136 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019 


[ भाग 2 


• अनुसूची 


जनसंख्या 


क्रमांक 


वार्ड नं . 
व नाम 


चतुर्थ सीमा 


अ.जा. 


अ.ज.जा 


कुल 
1849 


1 


150 


5 


उत्तर : 


वार्ड नं . 01 
सिद्धेश्वर 

वार्ड 


पूरब : 


चंदेरी रोड जेल तालाब की पार से होते हुये 
मुक्तिधाम एवं रेल्वे फाटक तक । 
रेल्वे लाइन के साथ साथ मीरकाबाद फाटक 
तक । 
रेल्वे फाटक से प्रारम्भ होकर पश्चिमी सीमा 
से भवनों को शामिल करते हुये सिद्धेश्वर 
बगीचा को घेरते हुये चुंगी नाका तक । 


दक्षिण : 


पश्चिम : 


2 


2305 


1655 


650 


उत्तर : 


वार्ड नं . 02 

महारानी 
लक्ष्मी वार्ड 


पूरब : 


चुंगी नाका से पश्चिमी दिशा में मदनलाल 
अरोरा के भवन से अवतार सिंह के मकान 
को शामिल करते हुये चंदेरी रोड जेल टेंक 
की पार तक । 
भातपुरा रेल्वे फाटक के उत्तरी सीमा 
रतभानपुर की सीमा को शामिल करते हुये 
मीरकाबाद ग्राम के भवनों को शामिल करते 
हुये एवं महूआ खाड़ी के भवनों को शामिल 
करते हुये कंजिया रोड के पेट्रोल पंप तक । 
कंजिया रोड के पेट्रोल पंप के दक्षिणी भवनों 
व भूमियों को लेते हुये रेल्वे लाइन 
मालगोदाम तक । 
रेल्वे लाइन मालगोदाम से उत्तरी सीमा के 
भवनों को लेते हुये महूआखाड़ी रेल्वे फाटक 
तक । 
महूआखाड़ी के रेल्वे फाटक से प्रांरभ होकर 
रेल्वे लाइन की पूर्वी सीमा के भवनों को घेरते 
हुये भातपुरा रेल्वे फाटक तक । 
मलखावनी बाबड़ी रोड सीमा की न ० पा ० 
दुकानें एवं देवराज धींगड़ा का भवन 
सम्मिलित करते हुये मीरकाबाद रोड तक । 
मीरकाबाद रोड के दक्षिणी भवनों को शामिल 
करते हुये रेल्वे फाटक मालगोदाम तक । 


दक्षिण : 


पश्चिम : 


3 


वार्ड नं . 03 


1835 


756 


40 


उत्तर : 


अंबेडकर 
वार्ड 


पूरब : 


भाग 2 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019 


137 


दक्षिण : 


पश्चिम : 


4 


वार्ड नं . 04 


1950 


265 


24 


उत्तर : 


सुभाष वार्ड 


पूरब : 


मालगोदाम से प्रारंभ होकर रेल्वे स्टेशन के 
उत्तरी भाग के भवनों को शामिल करते हुये 
नृसिंह मंदिर तक । 
नृसिंह मंदिर से प्रारभ होकर रेल्वे स्टेशन के 
उत्तरी भाग के भवनों को सम्मिलित करते 
हुये मलखावनी बाबड़ी रोड के एवनस्टोर 
देवराज धींगड़ा के भवन तक । 
कुंजीलाल गली हरचंद सोहनलाल के मकान 
से प्रारंभ होकर गांधीरोड के पूर्वी भाग के 
भवनों को शामिल करते हुये दर्जियों के मंदिर 
तक । 
दर्जियों के मंदिर से प्रारंभ होकर गंगाजली 
गली के दक्षिणी भाग के भवनों को शामिल 
करते हुये फरीद खाँ की दुकान एवं 
कंचनगली के दक्षिणी भाग के भवनों को 
शामिल करते हुये केशव ताम्रकार के भवन 
तका 
केशव ताम्रकार के भवन से प्रारंभ होकर 
स्टेशन रोड के पश्चिमी भाग के भवनों को 
शामिल करते हुये जगन्नाथ पंजावी के भवन 
एवं मातापुरा रोड तक । 
मातापुरा रोड़ के उत्तरी भाग के भवनों को 
शामिल करते हुये कुंजीलाल गली तक । 
विधुत मंडल कार्यालय से प्रारंभ होकर स्टेशन 
रोड के दक्षिणी भाग के भवनों को शामिल 
करते हुये स्टेशन की मालगोदाम तक । 


दक्षिण : 


पश्चिम : 


. 


5 


1810 


345 


115 


उत्तर : 


वार्ड नं . 05 
लालबहादुर 
शास्त्री 
वार्ड 


पूरब : 


दक्षिण : 


स्टेशन की मालगोदाम से प्रारंभ होकर 
कस्वारेंज के दक्षिणी भाग सीमा में स्थित 
भवनों को शामिल करते हुये घनश्यामपुर 
तक । 
घनश्यामपुर कस्वाकाछी के भवनों को शामिल 
करते हुये मल्हारगढ़ रोड़ गौशाला तक । 
गौशाला से प्रारंभ होकर मल्हारगढ़ रोड के 
पूर्वी भाग के भवनों को शामिल करते हुये 
विधुत मण्डल कार्यालय तक । 
गांधीरोड प्यारेलाल के मकान से प्रारंभ होकर 
बजाज के मकान तक । 


पश्चिम : 


6 


1790 


363 


22 


उत्तर : 


वार्ड नं . 06 
महाबीर 

वार्ड 


पूरब : 


हरचंद सोहनलाल के मकान से प्रतापचंद 
तक एवं मातापुरा रोड के पूर्वी भाग के भवनों 
को शामिल करते हुये इमली चौराहे 
मल्हारगढ़ रोड़ तक । 
इमली चौराहा से प्रारंभ होकर मल्हारगढ़ रोड़ 
के पश्चिमी भाग के भवनों को शामिल करते 
हुये कैलाश दीवान के मकान तक । 


दक्षिण : 


138 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019 


[ भाग 2 


पश्चिम : 


कैलाश दीवान के मकान से प्रारंभ होकर 
गणपति रोड़ के उत्तरी भाग के भवनों को 
शामिल करते हुये प्यारेलाल के मकान तक । 


7 


1990 


0 


0 


उत्तर : 


वार्ड नं. 07 
बाल्मिकी 
वार्ड 


द्वारका प्रसाद सोनी के मकान से प्रारंभ 
होकर सिंघई गली के दक्षिणी भाग को 
शामिल करते हुये शंभू सोनी के मकान को 
लेते हुये एवं शनीचरा रोड़ के दक्षिणी भाग 
के भवनों को शामिल करते हुये पालीवाल के 
मकान तक । 
पालीवाल के मकान से प्रारंभ होकर गांधीरोड़ 
के पश्चिमी भाग के भवनों को शामिल करते 
हुये सूरज बाई के मकान तक 
सूरज बाई के मकान से प्रारंभ होकर रामबाग 
मार्ग के पूर्वी भाग के भवनों को शामिल करते 
हुये दौलतराम साहू के मकान तक । 


पूरब : 


दक्षिण : 


पश्चिम : 


8 


वार्ड नं . 08 


1912 


228 


16 


उत्तर : 


महात्मा 
गांधी वार्ड 


पूरब : 


दक्षिण : 


दौलतराम साहू के मकान से प्रारंभ होकर 
काजीपुरा रोड के पूर्वी भाग के भवनों को 
शामिल करते हुये छोटेलाल जैन एवं 
कुम्हारयाना रोड के पूर्वी भाग के भवनों को 
शामिल करते हुये द्वारका सोनी तक । 
द्वारका प्रसाद ओझा के मकान से प्रारंभ 
होकर मल्हारगढ़ रोड के पश्चिमी भाग के 
भवनों को शामिल करते हुये कस्वाकाछी के 
अंतिम भवन तक । 
कस्वाकाछी से प्रारंभ होकर कस्वाकाछी सर्वे 
नम्बरों को शामिल करते हुये साहबचंद जी 
के मीठा कुआ तक । 
मीठा कुआ से प्रारंभ होकर जमींदार कुआ 
गली के दक्षिणी भाग के भवनों को शामिल 
करते हुये मेहराज खॉ के मकान तक एवं 
रामबाग मार्ग के पश्चिमी भाग को सम्मिलित 
करते हुये रमेश वंसकार के मकान तक । 
रमेश वंसकार के मकान से प्रारंभ होकर 
गांधीरोड के पूर्वी भाग को शामिल करते हुये 
सुरेश पटेल तक एवं गणपति रोड के दक्षिणी 
भाग के भवनों को सम्मिलित करते हुये 
द्वारका ओझा तक । 
नवी मास्टर के मकान से प्रारम्भ होकर 
सिंघई गली के पश्चिमी भाग को सम्मिलित 
करते हुये एवं कुम्हरयाना रोड के पश्चिमी 
भाग के भवनों को शामिल करते हुये 
हरिनारायण तिवारी तक । 


पश्चिम : 


9 


1849 


93 


115 


उत्तर : 


वार्ड नं . 09 

पं . 
जवाहरला 


ल नेहरू 


वार्ड 


भाग 2 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019 


139 


पूरब : -- 


दक्षिण : 


पश्चिम : 


10 


1970 


115 


0 


उत्तर : 


वार्ड नं . 10 

इंदिरा 
गांधी वार्ड 


पूरब : 


हरिनारायण तिवारी के मकान से प्रारम्भ 
होकर काजीपुरा रोड के पश्चिमी भाग के 
भवनों को शामिल करते हुये जमींदार कुआ 
तक । 
जमींदार कुआ से प्रारम्भ होकर तज्जूझिरा 
तक एवं पंचपीरों के चबूतरे तक । 
पंचपीरों के चबूतरे से प्रारम्भ होकर घोसीपुरा 
रोड के दक्षिणी भाग के भवनों को शामिल 
करते हुये कल्लू खां के मकान तक एवं 
सिंघई गली के दक्षिणी भाग को शामिल 
करते हुये नवी मास्टर के मकान तक । 
अनबर राईन के मकान से प्रारम्भ होकर 
जवाहर रोड के दक्षिणी भाग में स्थित भवनों 
को शामिल करते हुये मनोज जैन के मकान 
तक । 
मनोज जैन के मकान से प्रारम्भ होकर तलैया 
गली के पश्चिमी भाग के भवनों को शामिल 
करते हुये जलील खां के मकान तक एवं 
सुखलाल धोबी व तकिया गली के दक्षिणी 
भाग के भवनों को शामिल करते हुये अथाई 
पुरा 

रोड के पश्चिमी भाग के भवनों को 
शामिल करते हुये हल्के सुन्ना के मकान 
तक । 
हल्के सुन्ना के मकान से प्रारम्भ होकर 
शनीचरा रोड के उत्तरी भाग में स्थित भवनों 
को शामिल करते हुये अब्दुल मजीद पत्रकार 
के मकान तक । 
अब्दुल मजीद पत्रकार से प्रारम्भ होकर 
किरमानी पुरा रोड के पूर्वी भाग में स्थित 
भवनों को शामिल करते हुये अनबर राईन के 
मकान तक । 
बाबूलाल खुर्दिया के मकान से प्रारम्भ होकर 
बहादुरपुर रोड के दक्षिणी भाग में स्थित 
भवनों को शामिल करते हुये डॉ प्रमोद जैन 
के मकान तक एवं स्टेशन रोड के दक्षिणी 
भाग को शामिल करते हुये शीलचंद जैन के 
मकान तक । 
शीलचंद जैन के मकान से प्रारम्भ होकर 
स्टेशन रोड के पश्चिमी भाग में स्थित भवनों 
को शामिल करते हुये कंचन गली तक । 


दक्षिण : 


पश्चिम : 


11 


1815 


15 


8 


उत्तर : 


वार्ड नं . 11 

जाकिर 
हुसैनल 
वार्ड 


पूरब : 


दक्षिण : 


कंचन गली से प्रारम्भ होकर गली के उत्तरी 
भाग में स्थित भवनों को शामिल करते हुये 
अवस्थी के मकान तक एवं गणेशशंकर रोड 
के पश्चिमी भाग के भवनों को शामिल करते 
हुये असगर काजी के मकान तक । 


140 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019 


[ भाग 2 


पश्चिम : 


. 


असगर काजी के मकान से प्रारम्भ होकर 
शनीचरा रोड के उत्तरी भाग के भवनों को 
शामिल करते हुये इनायत खां जमींदार के 
मकान एवं अथाई पुरा रोड के पूर्वी भाग के 
भवनों को शामिल करते हुये रफीक शाह के 
मकान व तकिया गली में स्थित उत्तरी भाग 
के भवनों को शामिल करते हुये तलैया गली 
में स्थित पूर्वी भाग के भवनों को शामिल 
करते हुये एवं जवाहर रोड के उत्तरी भाग 
के भवनों को शामिल करते हुये बाबूलाल 
खुर्दिया के मकान तक । 
जैल तालाब की पार से प्रारम्भ होकर जल 
टेंक रोड से होते हुये जय स्तम्भ चौरोहे 
तक । 
जय स्तम्भ चौराहे से प्रारम्भ होकर बहादुरपुर 
रोड कब्रिस्तान की पुलिया एवं नारायण शर्मा 
के मकान से जवाहर रोड के दक्षिणी भाग के 
भवनों को लेते हुये गौड़पुरा मंदिर तक । 
गौड़पुरा मंदिर से प्रारम्भ होकर हफीज खां 
वॉम्बे वालों के मकान तक । 


12 


वार्ड नं . 12 


1851 


170 


65 . 


उत्तर : 


चन्द्रशेखर 
वार्ड 


पूरब : 


दक्षिण : 


पश्चिम : 


13 


1866 


255 


40 


उत्तर : 


वार्ड नं . 13 

संजय 
गांधी वार्ड 


हफीज खां वॉम्बे वालों के मकान से प्रारम्भ 
होकर घोसीपुरा रोड के उत्तरी भवनों को 
लेते हुये घोड़ेशाह बाबा एवं बहादुरपुर रोड 
के उत्तरी भवनों को शामिल करते हुये जे.के. 
पेट्रोल पम्प एवं जेल तालाब की पार तक । 
जेल तालाब की पार से प्रारम्भ होकर पुलिया 
व बहादुरपुर रोड के दक्षिणी भाग के भवनों 
को शामिल करते हुये शरीफ शाह की दुकान 
तका 
शरीफ शाह की दुकान से प्रारम्भ होकर 
घोसी पुरा रोड से हरिराम के मकान तक । 


पूरब : 


दक्षिण : 


के 


पश्चिम : 


हरिराम के मकान से प्रारम्भ होकर खड़िया 
पुरा के दक्षिणी भाग के भवनों को लेते हुये 
काजी कालोनी धन्नालाल 

एडवोकेट 
मकान तक । 
धन्नालाल एडवोकेट के मकान से प्रारम्भ 
होकर अजीज कालोनी की गली के पूर्वी भाग 
के भवनों को लेते हुये कलीम सुन्नी के 
मकान तक एवं जेल बिल्डिंग को घेरते हुये 
जेल तालाब की पार तक । 


14 


1875 


205 


55 


उत्तर : 


वार्ड नं . 14 

राजीव 
गांधी वार्ड 


डिपो तालाब की पार से होते हुये पूर्वी भाग 
के भवनों को शामिल करते हुये जेल बिल्डिंग 
के पश्चिमी भाग के भवनों को शामिल करते 
हुये सीताराम कटारिया के मकान तक । 


भाग 2 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2019 


141 


पूरब : 


सीताराम कटारिया के मकान से प्रारम्भ 
होकर श्री सुनेरिया रेंजर के मकान की गली 
पूर्व लेते हुये श्रीवास्तव की भूमि तक । 


दक्षिण : 


पश्चिम : 


श्रीवास्तव की भूमि के कोने से कस्वारेज 
पीराखार की पुलिया तक । 
पीराखार की पुलिया से प्रारम्भ होकर 
बहादुरपुर रोड की पूर्वी सीमा के भवनों को 
शामिल करते हुये जेल पुलिया एवं डिपो रोड 
के उत्तरी भाग के भवनों को शामिल करते 
हुये डिपो तालाब की पार तक । 
सरदारपुर की पुलिया से प्रारम्भ होकर 
केन्द्रीय विघालय टोरिया के भवनों को 
शामिल करते हुये जेल तालाब की पार तक । 


15 


1870 


710 


218 


उत्तर : 


वार्ड नं . 15 
गणेशशंकर 

वार्ड 


पूरब : 


. 


दक्षिण : 


जेल तालाब के पश्चिमी भाग के भवनों को 
लेते हुये डिपो तालाब के पश्चिमी भाग के 
भवन व मजिस्ट्रेट सिचाई विभाग क्वार्टर 
डिपो कालोनी बहादुरपुर रोड तक । 
बहादुरपुर रोड पश्चिमी भाग के भवनों को 
लेते हुये पीराखार की पुलिया तक । 
पीराखार की पुलिया से प्रारम्भ होकर 
कस्वारेंज की सीमा के साथ - साथ डिपो 
पहाड़ी को घेरते हुये सरदार पुर की पुलिया 
तक । 


पश्चिम : 


कुल 


28537 


5325 


1373 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

मंजू शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव. 


142 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019 


[ भाग 2 


4 


1356 


439 


उत्तर : 


वार्ड क्रमांक 04 
अम्बेडकर वार्ड 
(पिपरई का 

भाग ) 


पूरब : 


पिपरई दोस्त मोहम्मद की चक्की से होते हुये 
अशोकनगर रोड डोंगाबरी मोहल्ला वाली बस्ती । 
चिकमंगलु चौराहे से मुकेश चक्रवर्ती के मकान के 
पीछे वाली गली एवं भउआ जी की दुकान से रेल्वे 
फाटक वाली गली के एवं आमने -सामने वाली 


बस्ती । 


दक्षिण : 


राजेश जैन के मकान से होते हुये जयबाबू अहिरवार 
के मकान से होते हुये पूरन अहिरवार के मकान 


तक । 


5 


1422 


519 


वार्ड क्रमांक 05 
भगतसिंह वार्ड 
(पिपरई का 

भाग ) 


पूरब : 


: 


1408 


65 


उत्तर : 


6 | वार्ड क्रमांक 06 

चन्द्रशेखर वार्ड 
(पिपरई का 


भाग ) 


पश्चिम : 

गोपाल सेटजी की दुकान से होते हुये नीलम 
अहिरवार के मकान से होते हुये नई पानी की टंकी 
की पूरी बस्ती एवं चिंतामढ़ ओझा के मकान से होते 

हुये मलखान सिंह के मकान तक । 
उत्तर : भऊआ जी के मकान से होते हुये परमाल यादव 

वाली गली एवं वीरेन्द्र श्रीवास्तव के मकान तक । 
चौरसिया जी की चक्की से स्टेशन रोड होते हुये 

इमली वाली गली से होते हुये अहिरवार वस्ती । 
दक्षिण : 

चिकमगलु चौराहे से अशोकनगर रोड होते हुये 
शांतिवाई अहिरवार आंगनबाडी गली होते हुये महेन्द्र 

जैन की दुकान एवं रामजीलाल मकान तक । 
पश्चिम : - | पानी की टंकी से होते हुये लम्बरदार बाली गली एवं 

कानूनगो मोहल्ला तक । 
रामेश्वर सोनी के मकान से बूढे बालाजी बस्ती होते 
हुये सुनील राठौर कबाडी के मकान से होते हुये 

ब्रजेश यादव के मकान तक । 
पूरब : हवेली बस्ती एवं मनोज चौरासिया की होटल से 

साविर खां के मकान तक एवं मुन्ना चौधरी के मकान 

से सुनील सोनी के मकान तक । 
दक्षिण : 

अशोकनगर रोड से राधाकृष्ण बाली गली होते हुये 

मलखान यादव के मकान तक । 
पश्चिम : 

मेनखेडा स्कूल से कुढी मोहल्ला बस्ती होते हुये 

सत्ती चौराहे की आस - पास की बस्ती । 
उत्तर : होली मैदान से रामेश्वर सोनी की दुकान से मीना 

चौधरी आंगनवाडी के मकान तक । 
पूरब : 

पुराना पोस्ट ऑफिस से मस्जिद बाली गली होते हुये 
राय मोहल्ला होते हुये जैन मंदिर के पीछे वाली 

गली । तक । 
दक्षिण : 

रेल्वे फाटक से तमाशा रोड पर बिटटू सरदार के 
मकान एवं जगतार सिंह के मकान से होते हुये डॉ . 

मन्नासिंह के मकान से होते हुये गुरूद्वारा तक । 
पश्चिम : - | वर्मा जी के मकान से पत्रकार ऐजाज खां वाली पूरी . 

गली एवं मुकेश कंगन स्टोर तक । 
इन्दर यादव के मकान एवं प्राथमिक विद्यालय से 
बढते होते हुये ततारपुर की आबादी को लेते हुये 
जयंतीपुर के नारायण सिंह के मकान तक | 
नारायण सिंह के मकान से सुरू करते हुये कमल 

सिंह के मकान एवं श्री हनुमान जी के मंदिर तक । 
दक्षिण : 

श्री हनुमान जी के मंदिर से प्रारंभ करते हुये करतार 
सिंह, विक्रम सिंह के मकान एवं इमलिया आवादी 
को लेते हुये बरोला के श्री हनुमान जी के मंदिर की 
दोनो तरफ की आवादी को सम्मिलित करते हुये 


7 


1431 


175 


वार्ड क्रमांक 07 
महाबीर वार्ड 
(पिपरई का 

भाग ) 


8 


1051 


169 


249 


उत्तर : 


वार्ड क्रमांक 08 
विवेकानंद वार्ड 

( बरोला, 
जयंतीपुर, 


पूरब : 


ततारपुर) 


भाग 2 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019 


143 


क्र . न.प. - गठन - 2019-232 


अशोकनगर, दिनांक 8 जुलाई 2019 
क्रमांक / डूडा / वार्ड विभाजन / 2019 / 232. - मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 
की धारा 29 एवं मध्यप्रदेश नगर पालिका (वार्डों का विस्तार) नियम, 1994 के तारतम्य में तथा 
मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 25 फरवरी 2004 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
को प्रयोग में लाते हुए , मैं डॉ . मंजू शर्मा कलेक्टर जिला अशोकनगर, नव गठित नगर परिषद, पिपरई 
के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार अवधारित करती हुँ 

अनुसूची 
वार्ड नं . व नाम जनसंख्या 

चतुर्थ सीमा 


क्र . 


कुल 


अ.जा. 


अ.ज.जा 


1 


1365 


130 


82 


उत्तर : 


वार्ड क्रमांक 01 
महात्मा गांधी 

वार्ड 
(पिपरई का 

भाग ) 


पूरब : 


दक्षिण : 


पश्चिम : 


2 


वार्ड क्रमांक 02 


1354 


115 


233 


उत्तर : 


सुभाष चंद्र वार्ड 


(पिपरई का 

भाग ) 


पूरब : 


दक्षिण : 


सहराई रोड वाली बस्ती से होते हुये विजन कुंआ 
बाली गली से होते हुये देरासा रोड पर कमलेश 
राठोर के मकान तक । 
गणेश मंदिर से मातामढ़ की गली की बस्ती से होते 
हुये प्राथमिक कन्या स्कूल एवं पुराना पोस्ट ऑफिस 
से होते हुये तकिया मोहल्ला तक । 
जैन मंदिर से मातामढ बाली गली एवं मंदिर तक एवं 
रमेश बाबा के मकान तक । 
पुराना बाजार होते हुये कुढी बाली गली की बस्ती । 
मस्जिद बाली गली से पुराना पोस्ट ऑफिस की पीछे 
की गली एवं जैन मंदिर के आस - पास की बस्ती । 
इन्द्रा आवास कॉलोनी के मकान एवं गलियां । 
पंचायत चौराहे से मुंगावली रोड होते हुये यूनियन 
बैंक के आस - पास की बस्ती एवं हरी पटेल के 
मकान तक एवं महावीर स्कूल बाली गली संयज टी . 
व्ही . की दुकान तक । 
राजू पण्डा के मकान से स्टेशन रोड होते हुये थाने 
वाली गलिंया होते हुये पंचायत चौराहा तक । 
सुधीर मेडिकल से सुखचंद के मकान बाली गली से 
होते हुये चिकमगलु चौराहे से दीपक राठौर के 
मकान से दुर्गा प्रेस से होते हुये जमना चौरसिया की 
दुकान तक एवं पंचायत भवन के पीछे से रामचरण 
तामरे मकान से होते हुये डॉ. अशोक जैन बाली गली 
तक । 
तनुश्री की दुकान से मंडी रोड होते हुये बिमल मोदी 
के मकान तक । 
मंडी गेट से आंगनवाडी होते हुये मीठा कुंआ होते 
हुये पॉवर हाऊस आस - पास की बस्ती । 
पंचायत चौराहे से स्टेशन रोड होते हुये लाखन 
कटारिया होटल के पीछे की बस्ती से होते हुये मंडी 
गेट एवं लख्खा की मील तक । 


पश्चिम : 


3 


1482 


386 


उत्तर : 


वार्ड क्रमांक 03 

डॉ अब्दुल 


कलाम वार्ड 
(पिपरई का 

भाग ) 


पूरब : 


दक्षिण : 


पश्चिम : 


144 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019 


[ भाग 2 


वार्ड क्रमांक 09 


1700 


357 


105 


सरदार पटेल 

वार्ड 
(केशोपुर , 
बमनुआ ) 


पूरब : 


1150 


368 


101 वार्ड क्रमांक 10 

महरानी लक्ष्मी 
वाई वार्ड 
( सीगोन) 


पूरब : 


1515 


435 


164 


11 वार्ड क्रमांक 11 
महराणा प्रताप 

वार्ड 
( बेलई . 
मक्तनखेडी) 


शासकीय प्राथमिक विद्यालय भवन तक । 
पश्चिम : 

शासकीय प्राथमिक विद्यालय से यशपाल के मकान 

से होते हुये इन्दर यादव के मकान तक । 
उत्तर : सिलावन रोड प्रकाशसिंह के भवन से थिगली बस्ती 

होते हुये तिलक सिंह का भवन होते हुये जसमनसिंह 
के मकान से पिपरई रोड तक | 
जसमनसिंह के मकान से पिपरई सडक पार करते 
हुये पहलवानसिंह के मकान से होते हुये बुन्देल सिंह 

के मकान से हजारी के मकान तक । 
दक्षिण : हजारी के मकान से चरणसिंह के मकान होते हुये 

जजपाल सिंह के मकान तक । 
पश्चिम : 

जजपाल सिंह के मकान से महेन्द्रसिंह विजेन्द्र सिंह 
व गोंडबाबा के स्थान से बमनुआ बस्ती होकर 

सिलावन सडक पर प्रकाश सिंह के मकान तक । 
उत्तर : रामसिंह धाकड के मकान से होते हुये अशोक घाकड 

के मकान तक । 
अशोक धाकड के मकान से होते हुये गजेन्द्र धाकर 

के मकान से रतन सिंह अहिरवार के मकान तक । 
दक्षिण : रतन सिंह अहिरवार के मका से होते हुये ई - कक्ष 

पंचायत होते हुये खिलन सिंह धाकड के मकान से 

होते हुये नंदलाल धाकड के मकान तक । 
पश्चिम : 

नंदलाल धाकड के मकान से लालाराम केवट के 

मकान से होते हुये रामसिंह धाकड के मकान तक । 
उत्तर : परताप सिंह यादव के मकान से नदी पार करते हुये 

अशोक यादव के मकान तक । 
अशोक यादव के मकान से पिपरई रोड पार करते 

हुये ओमकार अहिरवार के मकान तक । 
दक्षिण : 

ओमकार अहिरवार के मकान से नदी पार करते हुये 
आदिवासी कॉलोनी होते हुये प्राणसिंह यादव के 

मकान तक । 
पश्चिम :- प्राणसिंह यादव के मकान से बक्सनपुर सडक पार 

करते हुये परताप सिंह यादव के मकान तक । 
उत्तर : रामवीर प्रजापति के मकान से देरासा मुख्य सडक 

पार करते हुये सोटर रजक के मकान तक । 
काशीराम अहिरवार के मकान से दौलतखेडी की 
समस्त आवादी लेते हुये दौलतखेडी के इन्द्रभान सिंह 

यादव के मकान तक । 
दक्षिण : 

छुटटीलाल अहिरवार को लेते हुये देरासा बगिया की 
आवादी के दोनों तरफ के मकान लेते हुये महेश 

यादव के मकान तक । 
पश्चिम :- शासकीय प्रथमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालय 

भवन एवं उसके आस - पास की आवादी। 
उत्तर : प्यासी से केनवारा रास्ते होते हुये रूमाल सिंह के 

मकान होते हुये केनवारा रोड राजपालसिंह यादव के 
मकान तक । 
ग्यारसा 

के मकान 

होते हुये केनवारा रोड के 
आस - पास की बस्ती एवं सरपंच के मकान तक 
रघुवीर के मकान होते हुये स्कूल बाली गली होते 
हुये मंदिर के आस - पास की बस्ती । 


पूरब : 


1549 


540 


76 


121 वार्ड क्रमांक 12 

शिवाजी वार्ड 

( देरासा, 
दौलतखेडी) 


पूरब : 


13 


1733 


336 


211 


वार्ड क्रमांक 13 

लोकमान्य 
तिलक वार्ड 
( मूढरी, प्यासी) 


पूरब : 


भाग 2 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019 


145 


14 


1438 


352 


2 


उत्तर : 


वार्ड क्रमांक 14 
रविन्द्रनाथ टेगौर 

वार्ड 
( खोरीबरी, 
मोजदी) 


पूरब : 


दक्षिण : 

प्यासी खोरीवरी मार्ग से होते हुये तालाब के पास 

पठार मोहल्ला की आदीवासी बस्ती । 
पश्चिम : - नेपालसिंह बाबां के मकान से होते हुये खोरीबरी 

प्यासी के रास्ते से होते हुये इन्द्रभान के मकान से 
होते हुये दलेल सिंह के मकान से होते हुये हरिजन 
मोहल्ला होते हुये गढी से होते हुये मंदिर से होते 
हुये स्कूल के आस -पास की बस्ती होते हुये पिपरई 
रोड पर खलक सिंह के मकान तक एवं कैथन रोड 
होते हुये लक्ष्मी कुशवाह के मकान तक । 
वीरसिंह के मकान से होते हुये इंदर सिंह के मकान 
से होते हुये प्यासी के रास्ते से होते हुये तालाब की 
पार के किनारे मुल्लू के मकान तक । 
कृपानसिंह यादव के मकान से होते हुये उदयभान 
यादव के मकान से अहिरवार बस्ती होते हुये ब्रजभान 
लोधी के मकान से होते हुये रूपसिंह के मकान वाली 
गली होते हुये सुखेन्द्र सिंह के मकान से होते हुये 

स्कूल के आस - पास की बस्ती । 
दक्षिण : 

शाला भवन मोजदी होते हुये इंदरसिंह के मकान से 
होते हुये अहिरवार बस्ती होते हुये चंदनसिंह के 
मकान से होते हुये पिपरई रोड पर होते हुये नत्था 

राम के मकान तक । 
पश्चिम : 

काशीराम चौकीदर के मकान के आस - पास की 
बस्ती होते हुये करतार सिंह लोधी के मकान की 
गली होते हुये प्रजापति मोहल्ला होते हुये भगवत 
सिंह यादव के मकान होते हुये सहराई रोड के दोनो 
तरफ की बस्ती । 
पिपरई मुंगावली मुख्य मार्ग से ग्राम बरखेडा 
पिपरई के आवादी क्षेत्र में स्थित मांगी लाल रजक 
के मकान तक । 
शुक्ला जी के आवास से लगी आवादी क्षेत्र से शुक्ला 

जी के मकान तक । 
दक्षिण : बरखेडा पिपरई मुंगावली मुख्य मार्ग से पंचायत 

भवन होकर लक्ष्मण अहिरवार के मकान तक । 
पश्चिम : 

बरखेडा पिपरई से पिपरई राजमार्ग रोड पर केतान 
कुर्मी के मकान तक । 


1265 


341 


5 


उत्तर : 


15 वार्ड कमांक 15 
गरू गोविन्दसिंह 

वार्ड 
( बरखेडा पिपरई , 


पूरब : 


शुक्लापुरी , 


पंडऊ ) 


कुल 


21219 


4727 


1127 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

मंजू शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव. 


नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2019. 


